इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


शा 
सन 


ध्य प्रदेश 


सत्य मे 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 16 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 19 अप्रैल 2013 - चैत्र 29, शक 1935 


भाग २ 
स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


कार्यालय, 


कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश 


कटनी, दिनांक 13 जनवरी 2013 


क्र . 38-2013 -जि.यो.सा. - जनगणना - 2011- एन.पी.आर. - राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . एफ - 10-1 
2012 - दो - ए( 3 ), दिनांक 16 फरवरी 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग 
करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान- पत्र जारी करना ) 
नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने , 
उसमें संशोधन करने और " राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं . ( 4 ) में 
एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं . ( 5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है 

अनुसूची 


पदनाम 


प्रशासनिक क्षेत्र 


क्रम 
संख्या 
( 1 ) 


प्रशासनिक 
इकाई 
( 2 ) 


नियुक्त किये जाने 
वाला पदनाम 

( 4 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 


नगरपालिक निगम , 
कटनी, जोन क्र . 
01 से 03 तक . 


उपायुक्त , नगरपालिक 
निगम , कटनी. 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
कटनी, नगरपालिक 
निगम. 


नगरपालिक निगम, कटनी के जोन क्रमांक 
01 से 03 के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण 
नगरीय क्षेत्र . 


2 


तहसील कटनी 


तहसीलदार , कटनी 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील कटनी. 


तहसील कटनी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र छोड़कर ). 


3 


तहसील रीठी 


तहसीलदार, रीठी 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील रीठी. 


तहसील रीठी के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र. 


93 


94 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


4 


तहसील बरही 


तहसीलदार , बरही 


तहसील बरही के अन्तर्गत पड़ने वाला 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील बरही. 


सम्पूर्ण क्षेत्र . 


5 


तहसील बड़वारा 


तहसीलदार, बड़वारा 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील बड़वारा. 


तहसील बड़वारा के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र. 


6 


तहसील विजयराघवगढ़ 


तहसीलदार, 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील विजयराघवगढ़. 


विजयराघवगढ़. 


तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को 
छोड़कर ). 


7 


तहसील बहोरीबंद 


तहसीलदार , बहोरीबंद 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील बहोरीबंद. 


तहसील बहोरीबंद के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र. 


8 


तहसील ढीमरखेड़ा 


तहसीलदार , ढीमरखेड़ा 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील ढीमरखेड़ा. 


तहसील ढीमरखेड़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र. 


9 


नगर परिषद् बरही 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी , बरही. 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर परिषद् बरही . 


नगर परिषद् बरही के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र. 


10 


नगर परिषद् कैमोर 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी , कैमोर . 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर परिषद् कैमोर . 


नगर परिषद् कैमोर के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र . 


11 


नगर परिषद् 
विजयराघवगढ़. 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी, विजयराघवगढ़. 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर परिषद् 
विजयराघवगढ़ . 


नगर परिषद् विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण क्षेत्र. 


12 


कार्य प्रबंधक / प्रशासन 


आयुध निर्माणी, 
कटनी . 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
आयुध निर्माणी, कटनी. 


आयुध निर्माणी, कटनी के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


आयुध निर्माणी, कटनी. 


13 


सम्बन्धित ग्राम 


संबंधित पटवारी 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


सम्बन्धित गांव / जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि 
का सम्पूर्ण क्षेत्र. 


14 


सम्बन्धित वार्ड 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


राजस्व निरीक्षक / 
स्वास्थ्य निरीक्षक / 
सफाई निरीक्षक / 
सहायक राजस्व 
निरीक्षक/ कर 
संग्राहक . 


सांविधिक नगरों ( नगर निगम / नगरपालिका / 
छावनी बोर्ड /नगर परिषद् ) के अन्तर्गत 
संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश 
क्र . एफ - 10-1-2012 - दो - ए( 3 ), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे. 


स्थान : कटनी 


दिनांक : 11 जनवरी 2013 


ए. के. सिंह , कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार ( एन.पी.आर. ). 


2 ] 


HTETUGI 7547 , fgrict 19 370 2013 


95 


Katni, the 13th January 2013 


No. 38-2013- D.P . & S.-Cencus -2011- N.P.R.- In exercise of the powers conferred vide GAD Order No. F. 10 
1-2012-2 - A ( 3), dated 16th February 2012 published in Madhya Pradesh Gazette , dated 17th February 2012 & 
under rules 5 , 16 & 18 of the Citizenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of 
National Identity Cards) Rules , 2003 , the following officers are appointed as the Registers for preparation of 
National Population Register with NPR designations mentioned in Col. (4 ) it take or aid in or supervise the NPR 
operation within the Administrative area specified against each of them in Col. No. (5 ) of Schedule: 


SCHEDULE 


Designation 


To be appointed as 


Jurisdiction 


Si. 
No. 
( 1) 


Administrative 

Unit 
( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


1 


KatniMunicipal 
Corporation , 
Zone 1 to 3 . 


Deputy 
Commissioner , 
Municipal 
Corporation , Katni. 


Sub -District Registrar , 
Katni Municipal 
Corporation . 


Entire Municipal urban area in 
respective zone of 1 to 3 Muni 
cipal Corporation . 


2 


Tahsil Katni 


Tahsildar, Katni 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Katni. 


Entire Tahsil Katni (excluding 
urban areas ). 


3 


Tahsil Rithi 


Tahsildar, Rithi 


Sub -District Registrar , 
Tahsil Rithi. 


Entire Tahsil Rithi ( excluding 
urban areas) . 


4 Tahsil Barhi 


Tahsildar, Barhi 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Barhi. 


Entire Tahsil Barhi (excluding 
urban areas ). 


5 


Tahsil Badwara 


Tahsildar, Badwara 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Badwara . 


Entire Tahsil Badwara ( excluding 
urban areas ). 


6 


Tahsil 
Vijayraghavgarh . 


Tahsildar, 
Vijayraghavgarh . 


Sub -District Registrar, 
Tahsil Vijayraghavgarh . 


Entire Tahsil Vijayraghavgarh 
( excluding urban areas) . 


7 


Tahsil 
Bahoriband . 


Tahsildar, 
Bahoriband . 


Sub - District Registrar, 
Tahsil Bahoriband . 


Entire Tahsil Bahoriband 
(excluding urban areas ). 


8 


Tahsil 
Dhimarkheda . 


Tahsildar, 
Dhimarkheda . 


Sub - District Registrar, 
Tahsil Dhimarkheda . 


Entire Tahsil Dhimarkheda 
(excluding urban areas ). 


9 


Municipal Council, 
Barhi 


Chief Municipal 
Officer, Barhi. 


Sub -District Registrar, 
Municipality Council , 
Barhi. 


Entire urban area of Municipality 
Council, Barhi. 


10 


Municipal Council , 
Kaimor. 


Chief Municipal 
Officer, Kaimor. 


Sub -District Registrar, 
Municipality Council, 
Kaimor. 


Entire urban area of Municipality 
Council , Kaimor. 


11 


Municipal Council , 
Vijayraghavgarh . 


Chief Municipal 
Officer , 
Vijayraghavgarh . 


Sub -District Registrar, 
Municipality Council, 
Vijayraghavgarh . 


Entire urban area of Municipality 
Council, Vijayraghavgarh . 


96 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


12 


Ordinance Factory , 
Katni. 


Works Manager , 
Administration 
Ordinance Factory, 
Katni . 


Sub -District Registrar , 
Ordinance Factory , 
Katni. 


Entire urban area of Ordinance 
Factory, Katni. 


13 


Concerned Patwari 


Local Registrar 


Respective 
Village ( s ) . 


Entire area of respective village , 
census Town /Out growth . 


14 


Local Registrar 


Respective 
Ward ( s ). 


Revenue 
Inspector/Health 
Inspector/Sanitary 
Inspector/Asstt. 
Revenue Inspector/ 
Tax Collector. 


Entire urban area in respective 
wards of Statutory Towns (Muni 
cipal Corporation /Municipal 
Council/ Cantonment Board / 
Nagar Panchayat ). 


The Sub -Districts, to appoint local Registrars at their level as per Govt. order No. F 10-1-2012-2 - A ( 3 ), dated 
16th February 2012 . 


Place : Katni 


Date : 11th January 2013 


A. K. SINGH , Collector & Registrar (NPR ) . 


कार्यालय, कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी, दतिया , मध्यप्रदेश 


दतिया, दिनांक 23 मार्च 2013 


क्र . 743-2013 -जियोसांका- जन - 2011 - डी.सी.ओ.--- राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र . एफ - 10-1-2012 
दो - ए ( 3 ) दिनांक 16 फरवरी 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र ) दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 
तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) नियमावली, 
2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन 
करने और " राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य " का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. ( 4 ) में एन.पी.आर. 
पदनाम एवं कॉलम नं. (5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है 

अनुसूची 


पदनाम 


नियुक्त किये जाने 


प्रशासनिक क्षेत्र 


क्रम 
संख्या 
( 1 ) 


प्रशासनिक 

इकाई 
( 2 ) 


वाला पदनाम 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


-- 


तहसील दतिया 


तहसीलदार, दतिया 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील दतिया . 


तहसील दतिया के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


2 


तहसील सेवढ़ा 


तहसीलदार , सेवढ़ा 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील सेवढ़ा. 


तहसील सेवढ़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


3 


तहसील भाण्डेर 


तहसीलदार, भाण्डेर 


उप जिला रजिस्ट्रार , 
तहसील भाण्डेर. 


तहसील भाण्डेर के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) . 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2013 


97 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


4 


तहसील इन्दरगढ़ 


तहसीलदार, इन्दरगढ़ 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
तहसील इन्दरगढ़ . 


तहसील इन्दरगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ). 


5 


नगरपालिका, दतिया 


मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी , दतिया . 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगरपालिका, दतिया . 


नगरपालिका दतिया के अन्तर्गत पड़ने वाला 
सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


6 


नगर पंचायत , सेवढ़ा 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत , सेवढा. 


नगर पंचायत सेवढ़ा के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र . 


अधिकारी , सेवढ़ा. 


7 


नगर पंचायत, भाण्डेर 


मुख्य नगरपालिका 

भाण्डेर . 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत, भाण्डेर. 


नगर पंचायत भाण्डेर के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


अधिकारी, 


8 


नगर पंचायत , इन्दरगढ़ 


मुख्य नगरपालिका 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत , इन्दरगढ़ . 


नगर पंचायत इन्दरगढ़ के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


अधिकारी, इन्दरगढ़. 


9 


नगर पंचायत, बडौनी 


मुख्य 

नगरपालिका 
अधिकारी, बडौनी . 


उप जिला रजिस्ट्रार, 
नगर पंचायत , बडौनी. 


नगर पंचायत बडौनी के अन्तर्गत पड़ने 
वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


10 


सम्बन्धित ग्राम 


पटवारी 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


संबंधित गांव/ जनगणना नगर /बाह्य वृद्धि 
का सम्पूर्ण क्षेत्र. 


11 


संबंधित वार्ड 


स्थानीय रजिस्ट्रार 


राजस्व निरीक्षक / 
स्वास्थ्य निरीक्षक / 
सफाई निरीक्षक / 
सहायक राजस्व 


सांवधिक नगरों ( नगर निगम /नगरपालिका/ 
छावनी बोर्ड / नगर परिषद् ) के अन्तर्गत 
संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. 


निरीक्षक/ कर 
संग्राहक . 


उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश 
क्र . एफ - 10-1-2012 - दो - ए ( 3 ), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे. 


स्थान : दतिया 


दिनांक : 22 मार्च 2013 


संकेत भोंडवे , जिलाध्यक्ष एवं उपसचिव / 
अति . सचिव एवं जिला रजिस्ट्रार ( एन.पी.आर. ). 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -- 2013. 


